निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 10 ) पटना , वृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2015 
सं 0 22 नि 0 सि 0 (सिवान ) -11-11 / 2013 / 2380 — श्री मनमोहन कुमार सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता, 
जब सारण नहर अवर प्रमण्डल , मदारपुर अन्तर्गत सारण नहर प्रमण्डल , मढ़ौरा के पद पर कार्यरत थे तब सारण नहर 
प्रमण्डल, मढ़ौरा के अन्तर्गत नहर सेवा पथ निर्माण पर्य में कतिपय आरोपों यथा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने, संवेदक 
से मिलकर जालसजी करने, विभागीय सामग्री की गलत सूचना देने , एकरारनामा के विरूद्व विशिष्टि के अनुरूप कार्य 
नहीं कराने तथा सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए मुख्य अभियन्ता के द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र- " क " को 
उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक 1785 दिनांक 28.11.14 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई । 

श्री सिंह द्वारा उक्त के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक 64 दिनांक 24.12.14 की समीक्षा सरकार के 
स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि गुणवत्ता विहिन कार्य होते रहना परिलक्षित करता है कि कार्य का 
नियमित पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया है, जो आपके कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही दर्शाता है 
जिसके लिए आप दोषी है । 

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है । 
(i) निन्दन वर्ष 2013-14 

सक्षम पदाधिकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री मनमोहन कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता को 
अधिरोपित करते हुए संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 10-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


